निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 726 ) पटना , शुक्रवार , 27 जुलाई 2018 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

25 जुलाई 2018 
सं० 8 / पु0अ0 - 10 - 08 / 2018, गृ . आ0 - 6461 — विभागीय अधिसूचना सं0 - 5550 , दिनांक 26.06.2018 को 
रद्द करते हुए डा0 मनोज कुमार , चिकित्सा पदाधिकारी, पुलिस अस्पताल, शिवहर को अगले आदेश तक पुलिस 
अस्पताल, शिवहर में ही यथावत पदस्थापित रहकर सेवा करने का आदेश दिया जाता है । 


आदेश से, 
रंजन कुमार सिन्हा, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 726 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


